रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D . L.-33004/99 


" 


" 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग -- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ) 
PART II -- Section 3 Sub -section (1) 


PUBLISHET Dentisection (1) 


UP 


- 


- 


सं . 438 ] 
No . 438 ] 


PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार , सितम्बर 3, 2001 / भाद्र 12, 1923 
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 3 , 2001/BHADRA 12 , 1923 

उपभोक्ता मामले, खाध और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
( खाध और सार्वजनिक वितरण विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2001 


- 


सा. का . नि . 635( अ ). - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 300 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर । समूह क और ख पद भर्ती नियम 1964 को जहां तक उनका संबंध मुख्य 
खिजाइन इंजीनियर और आचार्य, रासायनिक इंजीनियरी के पदों से है उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें 
ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है उपभोक्ता मामले, खादय और सार्वजनिक 

राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर में मुख्य डिजाइन इंजीनियर और आचार्य रासायनिक 
इंजीनियरी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात - 
1 . संक्षिप्त नाम और प्रारम - इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर मुख्य डिजाइन 
इंजीनियर और आचार्य रासायिनक इंजीनियर भर्ती नियम 2001 है । 

ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । । 
2. पद- संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होगे, जो 

उन नियमों से उपाधव अनुसुची के स्तम 2 से स्तम 4 मे विनिर्दिष्ट हैं । 
3. भर्ती की पदति , आयु- सीमा अन्य अर्हताएं आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पदति, आयु सीमा, अर्हताएं और , 
उनसे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ से स्तंभ 141 में विनिर्दिष्ट हैं । 
4. निईसा - वह व्यक्ति - 

का जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं विवाह किया है 


ख । जिसने अपने पति या उपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा 

पस्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य 
पाकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को 
इस नियम के प्रवर्तन से घट दे सकेगी । 
6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है 
वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के 
व्यक्तियों की बाबत, आदेश दारा शिथिल कर सकेगी । 


2751G1/ 2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i) ] 


6 . व्यावत्ति - इन नियमों की कोई बात ऐसे आजाण आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं 

का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
जातियों, अनुसुचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियो के लिए उपबंध करना अपेक्षित 


पद का नाम 


पदो की संख्या 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


चयन योग्यता या 
चयन- सह - ज्येष्ठता . 
आधार पर चयन 
अथवा अचयन पद 


मुख्य 
इंजीनियर 


डिजाइन 01 


| 2001 । 


लागू नहीं होता 


साधारण केंद्रीय सेवा 14300 -400 - 18300 
समूह क राजपत्रित 
अनुसचिवीय 


Xकार्यमार के आधार 
पर परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


सेवा मे जोडे. गए वर्षों का सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 
फायदा केंद्रीय सिविल सेवा 
पेंशन । नियम 1972 के नियम 30 
के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं 


50 वर्ष से अधिक नहीं । 


केंद्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जानी किए गए अनदेशों या आदेशों के 
अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 


टिप्पण - आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यथियो से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । 
न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, 
मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लाख खंड 
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड 
असमान और निकोबार द्वीप या लाद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है 


[ भाग 1 - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियो के लिए अपेक्षित सीधे भी किए जाने वाले परिवीक्षा की अवधि, यदि 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 

व्यक्तियों के लिए विहित कोई हो 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में 
लागु होंगी या नहीं 


लागू नहीं होता 


सीधी भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए एक वर्ष 


आवश्यक - 
1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की यांत्रिक 
इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य 
2 चीनी इनीनियरी और चीनी मशीनरी या 
रासायनिक संयंत्र का डिजाइन बनाने में बारह वर्षों 
का अनुसंधानाच्यावहारिक अध्यापन अनुभव 


वांछनीय 


1 किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 
संसुगत क्षेत्र के इंजीनियरी मे मास्टर डिग्री या 
समतुल्य 
2 चीनी और सहाद उद्योग में कार्य करने का 
तीन वर्ष का अनुभव 

किसी साइंग और डिजाइन में प्रकाशित 
अनुसंधान पत्र 


टिप्पण 1 - आईताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की 
दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार 
शिथिल की जा सकती है । 


टिप्पण 2 - अनुभव संबंधी अर्हता अर्हताएं। संघ लोक 
सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसुचित जातियों और 
अनुसुचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब 
शिथिल की जा सकती है । जब चयन के किसी 
प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि 
उनके लिए आरक्षिस रिक्तियों को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों 
के पर्याप्त संख्या में उपलध होने की संभावना नहीं है 


_ _ THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY __ _ 


[ PART IL _ SEC . 3(i)] 


- 


मी की पतिः भर्ती सीधे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियो जिनसे 
होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रोन्नलि/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा 
तथा विभिन्न पदतियों द्वारा 
भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशससा 


12 


प्रतिनियुक्ति , जिसमें प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है। / आमेलन: 
अल्पकालिक संविदा भी केंद्रीय सरकार राज्य सरकारसंघ राज्य क्षेत्र/विश्वविघालय/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान 
है आमेलन जिसके न हो संस्थान/ पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/ अर्व सरकारी/ स्वायत्त/ कानूनी संगठनों के ऐसे 
सकने पर सीधी भर्ती धारा अधिकारी: 

कि जो नियमित आधार पर सद्रश पद धारण किए हुए हैं या 
या जिन्होंने 12000 - 16500 रू के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच 

वर्ष नियमित सेवा की है या 
है । जिन्होंने 10000 -15200 रू के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दस 

वर्ष नियमित सेवा की है और 
ख । जिनके पास स्तम 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 

विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । 


टिप्पण: - केवल केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारसंघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से संबिंधत 
अधिकारी आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं । 
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन/विमाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले पारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर 
प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 66 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक 
सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा 


14 


समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति 
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए । 


प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से 
परामर्श करना आवश्यक है । 


अध्या 


सचिव 
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग 


2 


सदस्य 


संयुक्त सचिव 
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग 


३ निदेशक 


सदस्य 


[ भाग II -- खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 2001 | 


2. आचार्य रासायनिक 
इंजीनियरी 


लागू नहीं होता 


साधारण केंद्रीय सेवा 14300 - 400 
समूह क राजपत्रित 18300रू . 
अनुसचिवीय 


कार्यभार के आधार 
पर परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


50 वर्ष से अधिक नहीं 


केंद्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के 
अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 


टिप्पण - आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निगायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियो से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । 
न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, 
मणिपुर नागालैंड, त्रिपुस, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लदाख खंड 
हिमाचल प्रदेश को लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, 
अखमान और निकोबार दीप था लमदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है 


लागू नहीं होता 


सीधी भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए एक वर्ष 


आवश्यक - 
1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 
ससायनिक इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य 
2 रासायनिक संयंत्रों का डिजाइन बनाने या 
प्रचालन में अनुसंधान/ व्यावहारिक / अध्यापन का बारह 
वर्ष का अनुभव 


वांछनीय - 


किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयासंस्थान से 
रासायनिक इंजीनिगरी में मास्टर डिग्री या समतुल्य 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 360 


- 


- 


- 


- 


2 
अनुभव 


चीनी और सहयव उद्योग में कार्य करने का 


रासायनिक इजीनियरी में प्रकाशित अनुसंधान 


3 
पत्र 


टिप्पण 1 - अर्हताएं अन्यथा सुर्हित अभ्यर्थियों की 
दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार 
शिथिल की जा सकती है । 


टिप्पण 2 - अनुमव संबंधी अर्हता अर्हताएं । संघ लोक 
सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और 
अनुसुचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब 
शिथिल की जा सकती है हैं । जब चयन के किसी 
प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि 
उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को मरने के लिए 
अपेक्षित अनुमव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियो 
के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है 


12 


प्रतिनियुक्ति जिससे प्रतिनियक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है । / आमेलन : 
अल्पकालिक संविदा भी केंद्रीय सरकार राज्य सरकारसंघ राज्य क्षेत्र /विश्वविद्यालय/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान 
है आमेलन जिसके न हो सस्थान/ पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/ अर्द सरकारी स्वायत्त /कानूनी संगठनों के ऐसे 
सकने पर सीधी भर्ती पास अधिकारी: 


कII जो नियमित आधार पर सनश पद धारण किए हुए हैं या 


| जिन्होंने 12000- 16500 रूके या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच 

वर्ष नियमित सेवा की है या 


[ भाग 1 -- खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


% 


.. . 


. .. 


BI जिन्होंने 10000- 15200 रू के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दस 

घर्ष नियमित सेवा की है और 


खा जिनके पास स्तम के अधीन सीधे भी किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 

विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । 


टिप्पण:- केवल केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारसंघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से संविधत 
अधिकारी आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं । 
प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन /दिमाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले घास्ति किसी अन्य कासर बाहय पद पर 
प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति 
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए । 


प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से 
परामर्श करना आवश्यक है । 


सचिव 
खाद्य और सार्वजनिक वितरण दिमाग 


अध्यक्ष 


2 


संयुक्त सचिव 
खाय और सार्वजनिक वितरण विमाग 


सदस्य 


निदेशक 
सष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर 


सदस्य 


[ फाइल सं . ए -12025/ 5 / 1999 - श प्र ] 

आर. एन. दास, संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II -- Sec. 3 (1) ] 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Food and Public Distribution) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th August, 2001 


G .$ .R . 635 (E ).- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , and in 
superseselon of the National Sugar Institute , Kanpur (Group A and B posts ) Recruitment Rules , 1954 , In 80 
far as these relate to the posts of Chlef Design Enginger and Professor of Chemical Engineering , except as 
respect things done or omitted to be done before such supersession , the President hereby makes the following 
rules regulating the method of recruitment to the posts of Chief Design Engineer and Professor of Chanical 
Engineering in the National Sugar Institute , Konpur, under the Ministry of Consume Affairs , Food & Public 
Distribution , namely : 


1 . Short title and commencement.- (1 )These rules may be called the National Sugar Institute , Kanpur 
( Chief Design Engineer and Professor of Chemical Engineering ) Rocruitment Rules, 2001. 
( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette 


2 . Number of posts , classification and scales of pay . The number of posts, their classification and 
the scales of pay attached thereto , shall be as specified in columns 2 to 4 of the aforesaid Schedule . 


3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc . The method of recruitment, age limit, 
qualifications and other matters relating to the sold posts, shall be as specified in columns 5 to 14 of the sald 
Schedule . 


Disqualification . No person ; 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 
(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any other person , 


shall be eligible for appointment to the said posts : 


Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is permissible under the 
personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds 
for so doing , exempt any person from the operation of these rules. 


5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or 
expedient so to do , it may by order , and for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of 
those rules with respect to any class or category of persons. 


6 . Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limnit and other 
concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Ex -Servicemen and other 
special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to 
time in this regard . 


[ 41 [1 - UUG 30) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


Name of the post 


Number of posts 


Clasification 


Scale of Pay 


1. Chief Design Engineer. 


Rs. 14300 - 400 - 18300 . 


General Central Service 
Group A Gazettede 
Non Ministerial 


(2001) Subject to wariation 
dependent on wort-load 


Whether soloction by merit or 
solection -cum -Hontority or non -soloction pout 


Whether benefit of added years of service 
adımlable under rulo 30 of Central Civil Services 
(Ponsion Rules ), 1972 . 


Not applicable . 


Yes, 


Ago limit for direct recruits 


Educational and other qualifications required for 
direct recruits. 


Not exceeding 50 pears 

Lantlat: 
(Rdable for government servants upto five 

1. Degree in Mechanical Engineering of 
pari in accordance with the instructions or 

a recognised University or equivalent 
orders inued by the central governunaut) 

2 Iwatwe wars research practical teaching 
experimce of Sugar Engineering and designing 

of sugar machinery or chordcal plant 
Note :- The anndal date for determining the age 
Endt shall be the closing date for receipt of 
upploutions from candidata in India and not the 
closing date prescribed for those in Arnam , Maphalaya, 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland, 
Tripung, Sittom , Ladakh diyinion of Jammu and 
Iashmer date, Lahaul and Spit daria and Pangar 
Albmetvision of Chamba diatria of Himachal Pradesh , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - - SEC , 3 (1)] 


-- 


- 


HHH 


Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep ) 


Desirablett) Masters degree in relevant field of 
Engineering from a recognised University Institute or 
equtvalent; 
(ii) three years experience of work in sugar and 

alhed industry ; 
(tit) published research papers in drawing and 

design 


Note 1: Qualifications are ralanable at the discre 
tion of the Union Public Savice Commission in the 
case of candidatas otherwise wal qualified 


Note 2: The qualification (s) regarding experience 
isare relaxable at the discretion of the Union Public 
Service Commission , in the con of candidates 
bdonging to the Scheduled Canta or Scheduled 
Tribes, if at any stage of selection , the 
Union Publc Service Commission is of the opinion 
that suficant number of candidates from those 
communities pouesking the requisite operience are 
not likely to be available to All up the vacancies 
reserved for them 


Whether age and educational qualifications 
proueribod for direct socruits will apply in the 
ause of promotor . 


Period of probation , Method of 
If any 

rocruitment: whether by 
promotion or deputation 
absorption or direct 
recruitment and percentage 
of portu to be filled up 
by various methoda. 


10 


11 


MWh 


Not applicabla 


One years for direct 
rocrats. 


Deputation (including 
short-term contract)/ 
absorption failing which 
by direct recruitment 


[ M II - UUE 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


In case of recruttuent by promotion deputation / 
absorption , grados from which promotion / 
deputation/ absorption is to be made. 


If . Departmental Promotion Committee 
exhat , what is its composition ? 


12 


HA 


Deputation ( including short- term contract)/ 
absorption : 


13 
Group A Departmental Promotion Committee 
for consideration confinwony 


Charman 


Officers of the Central/State Gowerments 
Union Territories Universities Recognised Research 
Institutes Public Sector Undertakings/ Semi 
Government Autonomous Statutory organisations: - 


1. Secretary , 
Department of 
Food and Public Distribution 


Member 


(1) holding analogous posts on a 
regular basis ; or 


2. Joint Secretary - 
Department of 
Food and Public Distribution 


3. Director, 

- Member 
National Sugar Institute, Kanpur. 


( it) with five years regular service 
in posts in the scale of Rs. 12000- 16500 
or equivalent; or 
( ili) with ten years regular service 
in posts in the scale of Rs. 10000- 15200 
or equivalent; and 


possessing the educational qualifications 
and experience prescribed for direct 
recruits under column & 


Note : Only officers belonging to Central State /Union 
Territory Governments are eligible to be considered 
for appointment on absorption basis. 


(Period of deputation , including the period of deputation 
in another ex -cadre postheld immediately preceding this 
appointment in the same or some other department 
organisation of the CentralGovernment shall ordinarily not 

acceed five years. The maocimum age for appointment by 
deputation shall be not acceeding 56 years as on the closing 
date of receipt of applications.) 


Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment 


CU 


14 


Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion 


+ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 30 ) 


12 


2. Professor of Chemical Engineering. 


02 + 


Rs. 14300 -400- 18300. 


GeneralCentral Service 
Group A Gazetted , 
Non -Ministerial 


(2001) Subject to variation 
dependent on wortoad 


Not applicable . 


Yes. 


Not aceeding 50 years. 


Essential: 


(Rdatable for government serwants upto five pars 
in accordance with the instructions or orders lasued 
by the central government) 


1. Degree in Chemical Engineering of a recognised 
University or equivalent 


2. Twelve years research practical teaching 
experience in designing or operation of Chemical 
Plants, 


Note :- The crucial date for datamining the age 
timit shall be the closing date for receipt of 
applications from candidates in Inetla (and not the 
clorng dete pratcribed for thouc in ARMM , Meghalapa 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Maripw , Nagaland , 
Tripura , Stil , Ladakh division of Jammu and 
Kushumr state, Lahaul and Spiti District of Panger Desirable : 
mbetivison of Chamber district of Himachal Pradesh , 
Andaman andNoobar Idador Lakshadweap (1) Master s degree in Chemical Engineering 

from a recognised Undwersity Institute or 
equivalent 
( ii ) Experience in sugar or allied industry. 
( ili) Published research papers in Chemical 

Engineering 


Note 1: Qualifications art rdonble at the dire 
tion of the Union Public Service Commidon in the 
are of candidatat otherwise wal qualified 


[ YP 11 - TTG 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note 2 : The qualification (s) regarding aparience 

are relaxable at the discretion of the Union Public 
Service Commission in the case of candidatas 
belonging to the Scheduled Cana or Scheduled 
triba , if at any stage of selection , the Union Public 
Service Commington is of the opinion that affidant 
number of audidata from that communitas 
posscusing the raudte oparlance are not ükdy to 
be available to run the vacanca raerved for 
tham 


UW 


10 


11 


Not applicable . 


One years for direct 

recndts 


Deputation ( including short 
tem contract)/ absorption , 
falling which by direct 
recruitment 


12 


Deputation ( including short- term 
contract)/ absorption : 


Group A Departmental Promotion Committee (for 
consideration confirmation ) : 


Chairman 


Officers of the Central State Governments Union 
Territories/Universites/Recognised Research 
Institutes Public Sector Undertakings Semi 
Government/Autonomous/Statutory organisations: - 


1. Secretary , 
Department of 
Food and Public Distribution 


Member. 


(a ) 


m ) holding analogous posts on a 
regular basis; or 


2. Joint Secretary - 
Department of 
Food and Public Distribution 


3 . Director, 

- Member. 
National Sugar Institute, Kanpur. 


(ii) with five years regular service 
in posts in the scale ofRs 12000- 16500 
or equivalent; or 
(111) with ten wars regular service 
in posts in the scale of Rs. 10000 - 15200 
or equivalent; and 


(0) 


possessing the educational qualifications 
and experience prescribed for direct 
recruits under column & 


Note : Only officers belonging to Central State/Union 
Territory Governments are eligible to be considered for 
appointment on absorption basis. 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part II — SEC. 30 ) 


12 


- 


13 _ 


(Period of deputation , including the period 
of deputation in another ex -cadre post held inmediately 
preceding this appointment in the same or some other 
orgartisation department of the Central Government 
shall ordinarily not exceed five years. The madman 
aga - limit for appointment by deputation shall be not 
onceading 56 years as on the closing date of receipt of 
applications ) 


LU 


Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion . 


[ File No. A - 12025 /5 / 1999- S . A .) 

R . N . DAS , Jt. Secy . 


Printed by theManager, Govt of India Pross , Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


